निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 भाद्र 1936 ( AO ) 
( संo पटना 742 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 सितम्बर 2014 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2014 
सं0 1 / मनोनयन / आ0प्र0प्र0 - 1 / 2008 / 3245 / आoप्रo — श्री ( प्रोफेसर) आनन्द स्वरूप आर्य ( जन्म तिथि 
16.06 .1931 ), फ्लैट नं0- 2457, सेक्टर C2, वसंत कुंज , नई दिल्ली को विभागीय अधिसूचना सं0- 2771 दिनांक 18.08 . 
2011 द्वारा सदस्य नियुक्त होने की अधिकतम उम्र सीमा 80 वर्ष को शिथिल करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 
की धारा - 14 की उप - धारा 2 ( b) के अनुसार उनके योगदान की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश 
तक जो भी पूर्व घटित हो , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया गया था । उक्त अधिसूचना 
के अनुसार प्रोफेसर आर्य ने दिनांक 23. 08. 2011 को योगदान दिया था । तदनुसार उनकी तीन वर्ष की सेवा अवधि 
दिनांक 22. 08. 2014 को पूरी हो गयी । 

___ 2. आपदा प्रबंधन ( राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते तथा भत्तों का संदाय ) ( संशोधन ) 
नियमावली, 2011 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में मुख्यमंत्री - सह - अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 

श्री ( प्रोफेसर ) आनन्द स्वरूप आर्य के संबंध में प्राधिकरण के सदस्य नियुक्त होने की अधिकतम उम्र सीमा 80 वर्ष को 
शिथिल करने का निर्णय लिया गया है । 

3. उक्त निर्णय के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा - 14 की 
उप - धारा - 2( b) के अधीन श्री ( प्रो० ) आनन्द स्वरूप आर्य की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिनांक 23.08.2014 
की तिथि से अगले तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक , जो भी पूर्व घटित हो , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन 
प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ). 11 सितम्बर 2014 
4. श्री ( प्रो० ) आनन्द स्वरूप आर्य को देय वेतन भत्ते एवं सेवा शर्ते आपदा प्रबंधन ( राज्य प्राधिकरण के सदस्यों 
की पदावधि और सेवा शर्ते तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008, समय - समय पर यथासंशोधित, से शासित होंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

अनिरुद्ध कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 742 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


